निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 
236 ) पटना, ज्येष्ठा 1933 TOPOM 


( सं0 पटना 236 ) 


6 ज्येष्ठ 1933 ( श ) 
पटना, शुक्रवार , 27 मई 2011 


विधि विभाग 


- - - - - - - - 


अधिसूचनाएं 


27 मई 2011 


सं0 एल0जी0- 1- 04/ 2011 / लेजः 96 — बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम , 
जिसपर राज्यपाल दिनांक 25 मई, 2011 को अनुमति दे चुके हैं , इसके द्वारा सर्व- साधारण की सूचना के लिये 


प्रकाशित किया जाता है: 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


विनोद कुमार सिन्हा , 


सरकार के सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 27 मई 2011 

[ बिहार अधिनियम 5, 2011 ] 
बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय ( प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण ) 

( संशोधन ) अधिनियम 2011 
भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह 
अधिनियमित हो : 

1. संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारंभ । - ( 1) यह अधिनियम बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय 
( प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) ( संशोधन ) अधिनियम 2011 कहा जा सकेगा । 

( 2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । 

( 3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा । 

2. बिहार अधिनियम 33, 1982 की धारा - 2 का संशोधन । बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय 
( प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण ) अधिनियम 1981 (बिहार अधिनियम 33, 1982) की धारा - 2 के उप - धारा ( छ ) एवं 
( ज ) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा : 

___ "( छ ) “ प्रधानाध्यापक " में समाहित है राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय / अल्पसंख्यक माध्यमिक 
विद्यालय के शिक्षकगण का प्रधान । 

( ज ) “शिक्षक " से अभिप्रेत है राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय / अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय 
का शिक्षक । " 

3. बिहार अधिनियम 33, 1982 की धारा - 18 का संशोधन । बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय 
( प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण ) अधिनियम 1981 (बिहार अधिनियम 33, 1982 ) की धारा - 18 की उप - धारा ( 3) के 
खण्ड ( ख ), (ग ), ( घ), एवं ( च) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा एवं नयी उप - धारा ( चच ) च 
के बाद अन्तःस्थापित किया जायेगा । 


(I) अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय के प्रबंध समिति विद्यालय के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत 

पद के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के 
लिए विहित पात्रता एवं अर्हता के अनुसार प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति करेगी जिसका 
अनुमोदन जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा किया 
जायेगा । अनुमोदन के लिए लंबित मामलों का निपटारा भी निदेशक , माध्यमिक शिक्षा 

द्वारा किया जा सकेगा । 
(II) अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय के प्रबंध समिति विद्यालय के लिए राज्य सरकार द्वारा मंजूर 

किये गये पदों के विरुद्ध बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक 
(नियोजन) नियमावली 2006 ( समय - समय पर यथासंशोधित ) तथा बिहार जिला परिषद् 
माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन ) नियमावली, 2006 ( समय - समय पर 
यथा संशोधित ) के द्वारा विहित पात्रता, एवं अर्हता के अनुसार शिक्षको की नियुक्ति करेगी 
जिसका अनुमोदन जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से निदेशक , माध्यमिक शिक्षा द्वारा 
किया जायेगा । अनुमोदन के लिए लंबित मामलों का निपटारा भी निदेशक , माध्यमिक शिक्षा 

द्वारा किया जा सकेगा । 
( ग) अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक , शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का 

नैसर्गिक न्याय एवं प्रचलित कानून पर आधारित एक सेवा शर्त नियमावली होगी जिसमें 
अन्य बातों के अलावे व्यथित प्रधानाध्यापक , शिक्षक अथवा शिक्षकेत्तर कर्मचारी द्वारा प्रबंध 
समिति के निर्णय के विरूद्ध अपील करने तथा उसके मामलो पर पुनर्विलोकन करने का 

प्रावधान भी रहेगा जिसकी एक प्रति राज्य सरकार को भेजी जायेगी । 
( घ) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बिहार , के अनुमोदन से प्रबंध समिति विद्यालय के प्रधानाध्यापक , 

शिक्षकों का सेवा समाप्त, पदच्यूत अथवा पदानवत कर सकेगी । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 27 मई 2011 
( च ) 60 ( साठ ) वर्ष से अधिक आयु वाले किसी प्रधानाध्यापक , शिक्षक या शिक्षकेत्तर कर्मचारी की 

नियुक्ति करने अथवा उसे विद्यालय की सेवा में बनाये रखने की दशा में , ऐसे 
प्रधानाध्यापक , शिक्षक या शिक्षकेत्तर कर्मचारी के भुगतान के लिए विद्यालय कोई अनुदान 

पाने के हकदार नहीं होंगे । 
( चच) इस धारा के अधीन निदेशक , माध्यमिक शिक्षा द्वारा लिये गये निर्णय के विरुद्ध अधिकतम 30 

(तीस) दिनों के अन्दर प्रधान सचिव / सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग के समक्ष 
परिवाद दाखिल किया जा सकेगा तथा उनका विनिश्चय अंतिम माना जायेगा । " 
बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय ( प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण ) अधिनियम , 1981 (बिहार 
अधिनियम, 33 , 1982) की धारा -18 की उप - धारा –(3) के खण्ड ( ङ) विलोपित समझा 
जायेगा । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

विनोद कुमार सिन्हा , 
सरकार के सचिव । 


27 मई 2011 
सं0 एल0जी0 - 1 - 04/ 2011/ 97 / लेजः। - बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 
25 मई 2011 को अनुमत बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय ( प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण ) ( संशोधन ) 
अधिनियम , 2011 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार - राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया 
जाता है , जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद - 348 के खंड (3 ) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा 
में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

विनोद कुमार सिन्हा , 

सरकार के सचिव । 
[ Bihar Act 5, 2011] 
The Bihar Non Government Secondary School ( Taking over Management and Control) 

(Amendment) Act 2011 . 

AN 

ACT 
Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixty 
second year of the Republic of India as follows: 

1 . Short title , Extent and commencement. - ( 1 ) This Act may be 
called the Bihar Non - Government Secondary School (Taking over 
Management and Control) (Amendment) Act . 2011 . 

( 2 ) It shall extend to the whole of the State of Bihar. 
( 3 ) It shall come into force at once . 

2 . Amendment of section - 2 of Bihar Act, 33 , 1982 .- Sub Section (g ) 
and (h ) of section - 2 of Bihar Non Govt . secondary (Taking over of 

Management and Control) Act 1981 ( Bihar Act 33, 1982 ) shall be 
substituted by the following: 

" (g ) " Headmaster" includes the head of the teaching staff of a 
Nationalised / Minority Secondary School. 

(h ) " Teacher " means the teacher of a Nationalised / Minority 
Secondary school.” 


PER JUTT (37HTETUT), 27 HS 2011 
3. Amendment of section - 18 of Bihar Act 33, 1982.- The clauses (b ), 
(c ) (d ) and (f) of sub - sec ( 3 ) of section - 18 of The Bihar Non -Government 
Secondary School ( Taking over Management and Control) Act 1981, 
( Bihar Act 33 , 1982) shall be substituted by the following respectively 
and the following new clause (ff) shall be inserted after clause (f). 

" (b ) 
(1) The Managing Committee of Minority School may appoint 

Headmaster against post sanctioned by the state Govt. as 
per eligibility and criteria , prescribed for the nationalised 
secondary school after obtaining approval of Director 
Secondary Education through District Education Officer . 
Disposal of all pending cases for approval may also be made 

by the Director , Secondary Education . 
( ii) The Managing Committee of the minority secondary school 

may appoint teachers against posts sanctioned by the state 
Govt. as per eligibility and criteria , prescribed under the 
Bihar Nagar Nikay Secondary and Higher Secondary 
teachers (Employment) Rules 2006 (as amended from time to 
time) and The Bihar Zila Parishad Secondary and Higher 
Secondary Teachers (Employment) Rules 2006 (as amended 
from time to time) after obtaining approval of Director, 
Secondary Education through District Education Officer . 
Disposal of all pending cases for approval may also be made 

by the Director, Secondary Education . 
( c ) There shall be rules regarding service conditions of Head 

Master, Teachers and Non Teaching Staff of the Minority 
secondary schools based on natural justice in and the 
prevailing law , whereby in addition to other provision there 
will be a provision of appeal by aggrieved Head master , 
teachers or non teaching staff against the decision of 
managing committee as well as provision of review and one 

copy of the same shall be sent to state Government. 
( d ) The Managing Committee may terminate from service , dismiss 

or demote Head Master , Teachers of the school with the 

approval of the Director, Secondary Education . 
(f) In case of appointment of or continuance in service of school of 

any Head Master , Teacher or non -teaching staff beyond 60 
( sixty ) years of age, the school will not be entitled to get any 
grants for such Head Master , Teaching or Non - Teaching 

staff . 
( ff) Any complaint against the decision of Director , Secondary 

Education under this Section will be filed before the 
Principal Secretary / Secretary , Human Resources 
Devlopment Department within maximum period 30 days 

and his decision will be considered as final. " 
(2) Clause (e) of sub -section (3 ) of section - 18 of the Bihar Non 

Government Secondary ( Taking over of management and 


बिहार गजट ( असाधारण ), 27 मई 2011 
control) Act 1981 (Bihar Act, 33 , 1982) shall be deemed to be 
deleted . 

By order of the Governor of Bihar , 

VINOD KUMAR SINHA , 
Secretary to Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 236- 571 + 400 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


